रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 



MON 


" 


. 


Art 


.. 


- - 14 


सामव जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


? 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 15 , 2015 / वैशाख 25 , 1937 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 15 , 2015/VAISAKHA 25 , 1937 


No. 1014) 


सं. 1014 ] 
No. 1014 ] 


NEW DI 


रेल मंत्रालय 


(रेलवे बोर्ड ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 मई, 2015 


का . आ . 1295 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम , 1989 (1999 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा जाता है) की धारा 20क की उप - धारा (1 ) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खण्ड - 3 , 
उप - खण्ड (ii ) 19 अगस्त , 2014 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना 
सं. का . आ . 2071 ( अ ) तारीख 19 अगस्त, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस जिले में विशेष रेल परियोजना, ईस्टर्न 
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन , अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा (4) के अधीन तारीख 31 अगस्त , 
2014 के हिन्दुस्तान और अमर उजाला एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था ; 

और भूमि के सम्बन्ध में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ , उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार और अननुज्ञात किए गए 
हैं तदनुसार आक्षेप प्राप्त किए गए है; 

और उक्त अधिनयम की धारा 20ड. की उप - धारा (1 ) के अनुसरण में , सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय 
सरकार को प्रस्तुत कर दी है; 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर रेल अधिनियम , 1989 की 
धारा 20ड. की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है , कि इससे उपाबत 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाएगा; 

और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड. की उप धारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती 
है , कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त 
होकर आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी । 
2149 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


प्रकृति 


राष 


152 


b 


) 


194 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का 

संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त वर्णन 
जिले का नाम – हाथरस 
| क्र . सं . | तहसील | ग्राम का नाम भूमि का । भूमि की सर्वेक्षण । हेक्टेअर / 

हितबद्ध व्यक्ति का नाम 
का नाम प्रवर्ग 

सं . वर्ग मीटर में 

क्षेत्रफल 
( 1) | ( 2 ) (3 ) ( 4 ) 

__ (5 ) ___ ( 6 ) 

( 8 ) 
( 1) | सादाबाद (1) खेड़िया । निजी कृषि 

0 . 0280 सुरेश व गिर्राज व देवेन्द्र व सोवरन सिंह 

पुत्रगण किशोरी लाल व मुन्नीदेवी पत्नी 

किशोरी लाल 
( 2 ) | हाथरस । (1) मैण्डू खास निजी 

187 । 0. 0280 लाखन सिंह पुत्र बुद्धसैन, भगवती प्रसाद पुत्र 

प्रानसुख नि0 अजीतपुर 
निजी 

192 0 .0567 सुरेशचन्द्र, मदनलाल पुत्रगण देवी सिंह, नि0 

ग्राम भगवती प्रसाद पुत्र प्रानसुख नि0 

अजीतपुर 
( 2) राजपुर निजी 

469 | 0. 0300 कपूरचन्द्र, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण कुंजबिहारी 

लाल नि0 ग्राम 
निजी 

484 0. 0450 भीकम सिंह पुत्र अकाली नि0 राजपुर 
( 3 ) गंगौली निजी 

196 0. 1267 केशवदेव पुत्र लीलाधर नि0 ग्राम श्रीमती 

भगवान देवी पत्नी कौशल पाल , श्रीमती 

सीमा देवी पत्नी प्रेमशंकर नि0 वीरनगर 
(4 ) सूरतपुर 

निजी कृषि 

0. 0660 प्रदीप कुमार पुत्र शेरपाल नि0 राजपुर 
निजी कृषि 

0. 1050 उमेशचन्द्र व अखिलेश कुमार पुत्रगण 

जगदीश प्रसाद नि0 राजपुर 
(5) गढी खुर्ती । निजी 

249 0. 0200 | धर्मवीर पुत्र भीकम सिंह नि0 न0 सिंघल म0 

ग्राम 
( 6) नगला खड़ग निजी 

0 .0182 भीमसैन पुत्र हरचरनलाल नि0 ग्राम 
( 7) वीरनगर निजी कृषि 42 0 . 3767 राजकुमारी पत्नी मूलचन्द्र नि0 ग्राम 

निजी 

कषि 48क 0 . 2014 रमेशचन्द्र, यतेन्द्र कुमार पुत्रगण गौरीशंकर , 

रविकुमार, कुलदीप, त्रिवेन्द्र कुमार पुत्रगण 
निरंजनलाल श्रीमती कमलेशदेवी पत्नी स्व० 

निरंजन लाल नि0 ग्राम 
निजी कृषि 46 । 0 . 0168 रमेशचन्द्र, यतेन्द्र कुमार पुत्रगण गौरीशंकर , 

रविकुमार, कुलदीप, त्रिवेन्द्र कुमार पुत्रगण 
निरंजनलाल श्रीमती कमलेशदेवी पत्नी स्व० 

निरंजन लाल नि0 ग्राम 
निजी कृषि 45 । 0 .1437 रमेशचन्द्र, यतेन्द्र कुमार पुत्रगण गौरीशंकर, 

रविकुमार, कुलदीप, त्रिवेन्द्र कुमार पुत्रगण 
निरंजनलाल श्रीमती कमलेशदेवी पत्नी स्व० 

निरंजन लाल नि0 ग्राम 
निजी 

_ 0. 0556 मूलचन्द्र शर्मा पुत्र राधा किशन शर्मा, नरेन्द्र 

कुमार शर्मा, विजय कुमार शर्मा पुत्रगण 

राजकुमार शर्मा नि0 ग्राम 
कृषि 

0 . 0346 मूलचन्द्र शर्मा पुत्र राधा किशन शर्मा, नरेन्द्र 

कुमार शर्मा, विजय कुमार शर्मा पुत्रगण 

राजकुमार शर्मा नि0 ग्राम 
निजी 

0 .1360 पवित्रा शर्मा पत्नी अवधेश शर्मा नि0 

लेखपाल कॉलोनी शिवनगर, बवराला जिला 

बंदायू । 
निजी 

95 0 .0945 प्रेमशंकर, कल्लू सिंह , अशोककुमार पुत्रगण 

गोपीचन्द्र व अंगूरीदेवी पत्नी स्व0 गोपीचन्द्र 

नि0 ग्राम 
निजी कृषि 

0 . 0315 रमेशचन्द्र , यतेन्द्र कुमार पुत्रगण गौरीशंकर 

नि0 ग्राम 


कृषि 


कृषि 


97 


कृषि 


OU 


कृषि 


[ TT II – qus 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(3 ) 


HM 


(1) aruga 


निजी 


कृषि 


534 


0 .0270 


निजी 


कृषि 


(2) playa 
ता0 दरियापुर 


471 0 .0120 


जसवन्त सिंह, रमेशचन्द्र , दुर्वेश कुमार सिंह 
पुत्रगण नबाब सिंह नि0 फरौली 
रेशमपाल सिंह, भानुप्रताप सिंह , विनीत 
कुमार पुत्रगण प्रेमपाल, मौहर श्री देवी पत्नी 
प्रेमपाल नि0 भोपतपुर 
भगवान सिंह व विक्रम सिंह पुत्रगण 
वहोरीलाल नि0 फरौली । 


( 3) T4Y ? 


निजी 


कृषि 


33 


| 


0 .0050 


[ ⓇT. Fİ. 2013 / JS .SH .947. / 12 / 7 / 8verf D ER / 619 ] 

अचल जैन , कार्यकारी निदेशक ( भूमि एवं सुविधाएं - 1 ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Board ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th May , 2015 
S .O . 1295 ( E ). — Whereas , by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways 
(Railway Board ), No. S . O . 2071( E ), dated 19 August, 2014 published in Gazette of India , Extraordinary , Part 
II, section 3 , sub -section ( ii ) Publication dated 19 August, 2014 and under sub - section (i) of Section 20A of 
the Railways Act, 1989 ( 24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, 
declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 
execution , maintenance , management and operation of Special Railway Project Eastern Dedicated Freight 
Corridor in the District Hathras in the State of Uttar Pradesh ; 

And whereas the substance of the said notification was published in the daily newspapers Hindustan 
dated the 31 August, 2014 and the Amar Ujala , dated 31 August, 2014 under sub - section (4 ) of Section 20A 
of the said Act; 

And whereas no objections were received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent authority and accordingly orders have been passed ; 

And whereas in pursuance of sub -section ( 1 ) of Section 20E of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the 
powers Conferred by sub -section ( 1 ) of Section 20E ot the Raiways Act, 1989 the Central hereby declares 
that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 

And, further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of Section 20E of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land specified in the 
Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure falling, within the District Hathras in the 

state of Uttar Pradesh for the Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor. 
Name of District - Hathras 


Name of the interested Person 


SI. 
No. 


Name of 
the tahsil 


Name of the 
village 

(3 ) 


Gata 
No . 


Area in 
Hactares 


Category 
of land 

(4 ) 
| Private 


( 1 ) 


( 2 ) 


Position of 

land 

(5 ) 
Agriculture 


L 


L 


( 7 ) 


(8 ) 


(6 ) 
152 


Sadabad 


(1 ) Khedia 


0 .0280 


Suresh , Girraj, Devendra, Sovran 
singh s/o Kishori lal & Munni devi 
w /o Kishori lal 


Hathras 


( 1 ) Mendu khas 


Private 


Agriculture 


187 


0 .0280 


Private 


Agriculture 


192 


0 .0567 


Lakhan singh s /o Budhsen , 
Bhagwati Prasad s/ o Pransukh 
Resi. Ajeetpur 
Suresh chandra, Madan lal s/o 
Devi singh Resi. Mendu khas, 
Bhagwati Prasad s/ o Pransukh 
Resi. Ajitpur 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


(2 ) Rajpur 


Private 


Agriculture 


469 


0 


. 0300 


Private 


Agriculture 


484 


0 .0450 


(3 ) Gangoli 


Private 


Agriculture 


196 


0 . 1267 


(4 ) Suratpur 


Private 


Agriculture 


60 


0 . 0660 


Private 


Agriculture 


194 


0 . 1050 


( 5 ) Gadhi khurti 


Private 


Agriculture 


249 


0 .0200 


(6 ) Nagla kharag 


Private 


Agriculture 


0 .0182 


(7 ) Veer Nagar 


Private 


Agriculture 


0 .3767 


Private 


Agriculture 


48 


0 . 2014 


Private 


Agriculture 


46 


0 .0168 


Private 


Agriculture 


45 


0 .1437 


Kapoor chandra , Devendra kumar 
s/o Kunj Bihari lal Resi. Rajpur 
Bhikam singh s/ o Akali Resi. 
Rajpur 
Keshav dev s/ o Leela dhar Resi. 
Gangoli , Smt. Bhagwan devi w /o 
Kaushal pal , Smt. Seema devi w /o 
Prem shanker Resi . Veernagar 
Pradeep kumar s/o Sher pal Resi. 
Rajpur 
Umesh Chandra , Akhilesh kumar 

s /o Jagdish Prasad Resi. Rajpur 
| Dharmveer s/ o Bhikam singh Resi. 
| Nagla Singhal M Gram 
Bhimsen s/o Harcharan lal Resi. 
Nagla kharag 
Rajkumari w /o Moolchandra Resi. 
Veernagar 
Ramesh Chandra, Yatendra kumar 
s/o Gauri Shanker, Ravi kumar , 
Kuldeep , Trivendra kumar s/o 
Niranjan lal, Smt. Kamlesh devi 
w /o late Niranjan lal 
Ramesh Chandra , Yatendra kumar 
s / o Gauri Shanker , Ravi kumar , 
Kuldeep , Trivendra kumar s / o 
Niranjan lal, Smt. Kamlesh devi 
w / o late Niranjan lal 
Ramesh Chandra , Yatendra kumar 
s/o Gauri Shanker, Ravi kumar , 
Kuldeep , Trivendra kumar s/o 
Niranjan lal, Smt. Kamlesh devi 
w /o late Niranjan lal 
Moolchandra sharma s/ o Radha 
kishan sharma, Narendra kumar 
sharma, Vijay kumar sharma s/o 

Rajkumar Sharma 
| Moolchandra sharma s/ o Radha 
kishan sharma, Narendra kumar 
sharma, Vijay kumar sharma s/o 
Rajkumar Sharma 
Pavitra Sharma w /o Awadhesh 
sharma Resi. Lekhpal colony, 
Shivnagar, Bavrala , Distt. Bandau . 
Prem shanker , Kallu singh , Ashok 
kumar s/ o Gopi chandra & 
Angoori devi w /o late Gopi 
chandra 
Ramesh Chandra , Yatendra kumar 
s /o Gauri Shanker Resi. Veernagar 
Jasvant singh , Ramesh Chandra, 
Durvesh kumar singh s/ o Nabab 
singh resi. Farauli 
Resham pal singh , Bhanu pratap 
singh , Veneet kumar s/ o Prempal 
& Mohar shri devi w /o Prempal 
Resi. Bhopatpur 
Bhagwan singh & Vikram singh 
s /o Vahori lal Resi. Farauli 


Private 


Agriculture 


99 


0 .0556 


Private 


Agriculture 


100 


0 .0346 


Private 


Agriculture 


97 


| 


0 . 1360 


Private 


Agriculture 


0 .0945 


Private 


Agriculture 


92 


0 .0315 


(3 ) 


Sasni 


( 1) Dariyapur 


Private 


Agriculture 


534 


0 .0270 


Private 


Agriculture 


47 


0 .0120 


( 2 ) Bhopatpur Ta . | 

Dariyapur 


( 3 ) Rampur 


Private 


Agriculture 


33 


0 . 0050 


[F . No. 2013/LML/ 12 /7 /Eastern Corridor/619 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land & Amenities - I) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


